निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 447 ) 


15 आषाढ़ 1932 ( श ) 
पटना, मंगलवार , 6 जुलाई 2010 


सं0 3 / एम0 - 1 - 35 / 2001 - 2530 

सामान्य प्रशासन विभाग 


संकल्प 

29 जून 2010 
विषयः - राज्य सरकार की सेवाओं / संवर्गों / पदों में सीधी भर्ती के लिए निर्धारित अधिकतम आयुसीमा में वृद्धि को 

दिनांक 31 दिसम्बर 2015 तक के लिए प्रभावी करने की स्वीकृति । 

सरकारी सेवकों की सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष किये जाने तथा अन्य राज्यों में 
सरकारी नौकरियों में नियुक्ति हेतु पिछड़े वर्गों की उम्रसीमा बिहार राज्य से अधिक होने के आलोक में विचारोपरान्त 
राज्य सरकार की सेवाओं / संवर्गों / पदों में सीधी भर्ती के लिए आरक्षण कोटिवार अधिकतम आयुसीमा का 
पुनर्निर्धारण , संकल्प संख्या 1735 दिनांक 22 जून 2006 के तहत निम्नानुसार किया गया 
( क ) अनारक्षित वर्ग (पुरुष ) 

- 

37 वर्ष 
( ख) पिछड़ावर्ग / अत्यन्त पिछड़ावर्ग ( पुरुष एवं महिला ) 
( ग) अनारक्षित वर्ग ( महिला) 

( घ) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति ( पुरुष एवं महिला ) - 42 वर्ष 
उपर्युक्त पुनर्निर्धारित अधिकतम आयुसीमा दिनांक 31 दिसम्बर 2010 तक के लिए प्रभावी की गयी थी । 

2. राज्य में बेरोजगारी की समस्या तथा बेरोजगारों की संख्या में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त रूप 
में पुनर्निर्धारित अधिकतम आयुसीमा को दिनांक 31 दिसम्बर 2010 से आगे बढ़ाकर दिनांक 31 दिसम्बर 2015 तक 
के लिए प्रभावी किया जाता है । 


40 वर्ष 


40 वर्ष 


बिहार गजट ( असाधारण) , 6 जुलाई 2010 


आदेश आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा 

इसकी प्रतियाँ सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / बिहार लोक सेवा आयोग / बिहार कर्मचारी चयन 
आयोग / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी को भेजी जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

राजीव लोचन , 
सरकार के विशेष सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 447 -571 + 1000 -डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette.bih. nic .in 


